निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1931 ( T० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


( सं o पटना 48 ) 


जल संसाधन विभाग 


आदेश 


15 दिसम्बर 2009 


सं 0 07 / ए1-1000 / 2007-2955 — जल संसाधन विभाग, बिहार में कार्यरत सहायक अभियंता ( असैनिक ) 
की अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय आदेश सं0 365 , दिनांक 14 फरवरी 2001 द्वारा किया गया 
था । बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विभागीय सहायक अभियंता ( असैनिक ) के 
संवर्ग का अंतिम रूप से विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार राज्य में सहायक अभियंता ( असैनिक ), जल संसाधन 
विभाग में कार्यरत अभियंताओं की अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन अपेक्षित हो गया, फलस्वरूप विभागीय 
आदेश सं 0 885 , दिनांक 9 अप्रील 2007 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य, जल संसाधन विभाग में कार्यरत / अंतिम रूप 
से आवंटित सहायक अभियंता (असैनिक ) की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन करते हुए आपत्ति आमंत्रित की 
गई । प्राप्त आपत्त्यिों का निराकरण के पश्चात् विभागीय आदेश सं0 5, दिनांक 3 जनवरी 2008 द्वारा अंतिम रूप से 
विभागीय सहायक अभियंता (असैनिक) की वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया । 

उक्त प्रकाशित वरीयता सूची 08 के अनुसार कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर प्रोन्नति एवं उन्हें 
देय ए0 सी 0 पी 0 लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई के क्रम में उनकी सेवा इतिहास / पूर्ण बायोडाटा विभागीय 
कम्प्यूटर कोषांग मे अनुपलब्ध / अपूर्ण रहने की स्थिति में उक्त प्रोन्नति एवं लाभ हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने में 
विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । फलतः विभागीय ज्ञापांक 2262 , दिनांक 19 अगस्त 2009 द्वारा 
वांछित सेवा इतिहास / बायोडाटा उपलब्ध कराने के निमित प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया 
गया जिसके द्वारा संबंधित सहायक अभियंता, श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता ( असैनिक ), वरीयता क्रमांक 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जनवरी 2010 


1427/08 , आई0 डी 0 सं0 4408 का बायोडाटा एवं सेवा इतिहास की मांग की गई फिर भी श्री अजीत कुमार, 
सहायक अभियंता (असैनिक) की वांछित एवं अपेक्षित सूचनाएँ विभाग में अप्राप्त रहा है फलस्वरूप श्री अजीत कुमार, 
सहायक अभियंता (असैनिक ), वरीयता क्रमांक 1427/08, आई0 डी 0 4408 का नाम वरीयता सूची 08 से विलोपित 
करने संबंधी आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है । 

अतएव श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता ( असैनिक), वरीयता क्रमांक 1427/08 , आई0 डी 0 सं0 4408, 
जन्म - तिथि 1 नवम्बर 1962 ( पहली नवम्बर उन्नीस सौ बासठ ), गृह ज़िला - सिवान, संवर्ग अनु0 जन जाति का नाम 
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक वरीयता सूची - 08 से विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 48-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


